रजिस्ट्री संडी० एल - 33004 /99 


REGD . NO. D . L.- 33004 / 99 


स्मयपवजयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - खण्ड 4 
PARTIII - Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


ZoMENT if ! 


सं . 139 ] 
No. 139 ] 


नई दिल्ली, सोमवार , जुलाई 8 , 2002 / आषाढ़ 17 , 1924 
NEW DELHI, MONDAY , JULY 8 , 2002 /ASADHA 17, 1924 


राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 1 जुलाई , 2002 
सं . फा . 9 - 14 / 2002 - राअशिप. - राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने मान्यताप्राप्त संस्थानों द्वारा कोई नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण 
शुरू करने के प्रयोजन से मान्यता/ अनुमति के लिए अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के फार्म की तथा उसके साथ संलग्न किए जाने वाले 
आवश्यक दस्तावेजों की सूची की समीक्षा की है । 

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् 1993 ( 1993 का 73वां ) अधिनियम की धारा 14 और 15 के साथ पठित धारा 32 की उपधारा ( 2 ) के 
खण्ड ( ङ ) और ( ६ ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिपद् ( संस्थाओं की मान्यता के लिए आवेदन, आवेदन 
की पद्धति , मान्यता की शर्तों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के शुरू करने की अनुमति ) विनियम , 1995 में , जो कि भारत के राजपत्र 
में दिनांक 24 फरवरी, 1996 की अधिसूचना संख्या 8 के रूप में प्रकाशित हुए थे, और आगे संशोधित करने के लिए अध्यापक शिक्षा परिषद् निम्न 
विनियम बनाती है : 
लघुशीर्ष तथा प्रारम्भ 

1. ये विनियम ( संस्थाओं की मान्यता के लिए आवेदन, आवेदन की पद्धति, मान्यता की शर्तों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम या 

प्रशिक्षण के शुरू करने की अनुमति ) ( संशोधन ) पिनियम , 2002 कहलाएंगे । 
2. ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे । 
संशोधन की सीमा 

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ( संस्थाओं की मान्यता के लिए आवेदन , आवेदन की पद्धति, मान्यता की शर्तों का निर्धारण तथा नए 
पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के शुरू करने की अनुमति विनियम ), 1995 में जहां कहीं परिशिष्ट - 1 शब्द प्रयुक्त हुआ है उसे परिशिष्ट- I ए , 
परिशिष्ट-Iबी , परिशिष्ट -Iसी , तथा परिशिष्ट -I डी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है । 

अध्यापक शिक्षा संस्थाओं/ पाठ्यक्रमों के लिए मान्यता/ अनुमति प्रदान किए जाने के लिए आवेदन का प्रपत्र, जो कि भारत के राजपत्र में 
दिनांक 24 फरवरी, 1996 की अधिसूचना संख्या 8 के रूप में प्रकाशित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ( संस्थाओं की मान्यता के लिए आवेदन, 

आवेदन की पद्धति, मान्यता की शर्तों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के शुरू करने की अनुमति ) विनियम, 1995 के परिशिष्ट -I में 
दिया गया था उसे निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा : 

(i ) दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि के लिए आवेदन सहित अध्यापक शिक्षा संस्थाओं/कार्यक्रमों की मान्यता/ अनुमति 

के लिए आवेदन का प्रपत्र परिशिष्ट - I में दिए गए फोरमैट के अनुसार होगा । 


2150 GI/2002 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III - SEC. 4 ] 


( i) आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची परिशिष्ट-I श्री , के अनुसार होगी । 
(iii ) भूमि के स्वामित्व का प्रमाण पत्र स्थानीय रूप से वकालत करने वाले वकील द्वारा परिशिष्ट -I सी में दिए गए फोरमैट के अनुसार 

होगा । 
(iv ) गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किए जाने वाला आश्वासन परिशिष्ट -I डी , में दिए गए फोरमैट के अनुसार होगा । 

एस. के . राय, सदस्य सचिव 
[ विज्ञापन III/IV/ 131/ 2002 / असा. ] 


परिशिष्ट - 1 - ए 


राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् 
दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि के लिए ( मुक्त और दूरास्थ शिक्षा पद्धति से इतर ) 
आवेदन पत्र सहित अध्यापक शिक्षा संस्थानों / कार्यक्रमों की मान्यताप्राप्त 

करने के लिए आवेदन पत्र 
1. सामन्य विवरण / जानकारी 
1.1 संस्थान का नाम 
1.2 डाक का पूरा पता ( पिन कोड सहित ) 


1. ३ टेलीफोन नं ./फैक्स/ ई - मेल 


1. 4 निकटतम रेलवे स्टेशन और उसकी दूरी (किलोमीटर में ) 


1.5 यदि ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है तो निकटतम शहर से उसकी दूरी (किलोमीटर में ) 


1.6 


कार्यक्रम का नाम 


1.7 प्रस्तावित यूनिटों की संख्या/ दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या ( बताएं कि क्या यह आवेदन पत्र नए कार्यक्रम के लिए है अथवा 

किसी मान्यताप्राप्त कार्यक्रम में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि के लिए है ) 


1. 8 शैक्षणिक वर्ष ( महीना निर्दिष्ट करें ) जिससे कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है । 


1.9 सम्बंधक/ परीक्षण निकाय का नाम 


1. 10 संस्थान की कोटि ( लड़कों के लिए / लड़कियों के लिए/ सहशिक्षात्मक ) 


1.11 क्या प्रस्तावित कार्यक्रम शुरू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र ( एन. ओ. सी. ) संलग्न किया गया 


1. 12 आवेदन शुल्क संबंधी विषरण 

( क ) राशि 
( ख ) ड्राफ्ट संख्या और तारीख 


( ग ) बैंक का नाम 


2. प्रबन्धन की कोटि 


2. 1 कृपया बताएं कि संस्थान का प्रबन्ध सोसायटी अथवा न्यास/ बोर्ड में से किसके द्वारा किया जाना है । ( पंजीकरण के प्रमाण पत्र, संस्था 

की बहिनियमावली, उपनियमों आदि में से प्रत्येक की एक - एक प्रति संलग्न की जाए ) । 


3. आधारिक सुविधाएं 
3. 1 कृपया बताएं कि क्या संस्थान के नाम में भूमि, स्वामित्व के आधार पर अथवा दीर्घाकालीन पट्टे पर उपलब्ध है । 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3.2 यदि पाठ्यक्रम पहले से ही निर्मित किसी भवन में शुरू करने का विचार है तो निम्न ब्यौरे / दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं : 

( क ) फर्श/ कमरे - वार क्षेत्रफल के ब्यौरों सहित भवन का अनुमोदित नक्शा 
( ख ) कुल कुरसी क्षेत्रफल 

( ग ) स्थानीय निकाय से निर्माण - कार्य पूर्ति प्रमाण - पत्र । 
3.३ यदि भवन का निर्माण अभी किया जाना है, तो निम्न ब्यौरे/ दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं : 

( क ) स्थान का नक्शा 
( ख ) फर्श/कमरे- वार क्षेत्रफल के ब्यौरों सहित भवन का अनुमोदित नक्शा 
( ग ) निर्माण कार्य शुरू करने की तारीख 

( घ ) निर्माण कार्य पूरे होने की सम्भावित तारीख । 
3.4 जब तक भवन का निर्माण नहीं हो जाता तब तक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए तय किए गए भवन ( भवनों ) के ब्यौरे 
3.5 यदि एक से अधिक भवन तय किए गए हैं तो एक भवन से दूसरे भवन की दूरी निर्दिष्ट करें 
3.6 भवन( भवनों )में प्रयोज्य क्षेत्र ( वर्गफुट में ) 
3.7 क्या पानी, बिजली और टॉयलेट सुविधाएं उपलब्ध हैं ? 
3. 8 भवन कहां स्थित हैं - आवासीय अथवा गैर - आवासीय क्षेत्र में ? 
3.9 स्थान के संबंध में निम्न विशिष्ट ब्यौरे प्रस्तुत किए जाएं : 
कमरों की संख्या 

क्षेत्रफल (वर्गफुट में ) 


क्लासरूम 


क्रियाकलाप कक्ष 
प्रिंसीपल कक्ष 


संकाय कक्ष 


पुस्तकालय 


अधिगम संसाधिन केन्द्र 


कार्यालय कक्ष 


स्टोर रूम 


3. 10 आउटडोर ( खेल का मैदान आदि )/ इन्डोर खेलों के लिए उपलब्ध स्थान ब्यौरे प्रस्तुत करें 
3. 11 उपलब्ध फर्नीचर के पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करें 


4. पाठ्यचर्या संचालन 


4. 1 यदि पूर्णकालिक अध्यापम स्टाफ /शिक्षकेतर स्टाफ मानदंडों के अनुसार पहले से नियुक्त/ चयनित/ अभिज्ञान किया जा चुका है तो 

उसके ब्यौरे ( नाम , जन्मतिथि, शैक्षिक और व्यावसायिक अर्हताएं तथा उन्हें पास करने के वर्ष और कार्यभार संभालने की तारीख 
दर्शाने वाला एक अलग विवरण - पत्र संलग्न किया जाए ) 


4. 2 पाठ्यक्रम के लिए अध्यापम स्टाफ तथा शिक्षकेतर - स्टाफ की भर्ती करने के लिए की जा रही कार्रवाई निर्दिष्ट करें ( भर्ती की 

क्रियाविधि और चयन समिति का गठन निर्दिष्ट करें ) 


4. 3 


अध्यापन अभ्यास/ स्थानबद्ध प्रशिक्षण के लिए अभिज्ञात प्राथमिक स्कूलों/निम्न प्राथमिक स्कूलों/ प्रारंभिक स्कूलों/ माध्यमिक स्कूलों/ 
उच्च माध्यमिक स्कूलों के नाम और संस्थान से उनकी दूरी 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III - SEC . 4 ] 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


5. अनुदेशात्मक सुविधाएं 


5 . 1 


उपलब्ध उपस्कर तथा साफ्टवेयर और हार्डवेयर सुविधाओं सहित विज्ञान प्रयोगशाला/ मनोविज्ञान प्रयोगशाला/शिक्षा प्रौद्योगिकी और 
मीडिया प्रयोगशाला जैसी प्रयोगशाला सुविधाओं के ब्यौरे प्रस्तुत करें : 


( क ) विज्ञान प्रयोगशाला 
( ख ) मनोविज्ञान प्रयोगशाला 


( ग ) शिक्षा प्रौद्योगिकी और मीडिया प्रयोगशाला 


5. 2 प्रयोगशाला उपस्कर, कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर तथा अन्य अध्यापन सहायक - सामग्री के ब्यौरे प्रस्तुत करें 


5.3 . सी . पी . एड./ बी . पी . एड./एम. पी . एड. पाठ्यक्रमों के संबंध में निम्न ब्यौरे प्रस्तत करें : 


( क ) खेल के मैदान / बहुउद्देशीय हाल /इन्डोर खेलों के लिए व्यायामशाला के ब्यौरे 
( ख) खेलों और खेलकूद के लिए विभिन्न उपस्करों के ब्यौरे 
( ग ) उपस्करों के ब्यौरों सहित स्वास्थ्य शिक्षा और शरीर -रचमा विज्ञाम तथा शरीर विज्ञान प्रयोगशाला संबंधी सुविधाएं 


5. 4 उपलब्ध पुस्तकों , पत्रिकाओं, जर्नलों, श्रव्य - दृश्य सहायक सामग्री, अध्यापन सहायक - सामग्री तथा खेल सामग्री के ब्यौरे 

प्रस्तुत करें । 


विस 


6. 1 संस्थान/ कार्यक्रम चलाने के लिए वित्तीय साधनों और उपलब्ध निधियों के बारे में बताएं 


6. 2 क्या संस्थान मे स्थायी और आरक्षित निधियों की व्यवस्था कर ली है । स्थायी निधि के निमित 5 लाख रुपये की मूल सावधि जमा रसीद 

संलग्म की जाए जिसे मान्यता प्रदाम किए जाने के बाद संयुक्त संचालन के लिए बदल दिया जाएगा । 


7. 


अन्य जानकारी 


7.1 कोई अन्य पाठ्यक्रम यदि संस्थान द्वारा चलाए जा रहे हों तो 


। 


अवधि 


संबंधक / परीक्षण निकाय 


पाठ्यक्रम 
का भाम 


दाखिल किए जाने 
वाले छात्रों की संख्या 


7. 2 अम्य संस्थानों के ब्यौरे यदि सोयायटी/ न्यास / बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे हों तो 


संस्थान का नाम 


आयोजित पाठ्यक्रम 


संस्थान की मुहर सहित आवेदनकर्ता 

के हस्ताक्षर, माम और पदनाम 


स्थान 


तारीख 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


परिशिष्ट - 1 - मी 


दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि के लिए अनुमति सहित मान्यता प्राप्त 
करने के लिए आवेदन पत्र निम्न आवश्यक दस्तावेजों सहित संबंधित क्षेत्रीय समिति को संलग्न 
फोरमेट में तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए । 


राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की संबंधित क्षेत्रीय समिति को जिस स्थान पर वह 
स्थित है, उसमें देय रेखित डिमांड ड्राफ्ट के रूप में निर्धारित आवेदन शुल्क ( जो 
वापिस नहीं होगा ) 


राज्य सरकार / संघशासित क्षेत्र प्रशासन से अनापत्ति प्रमाण पत्र ( मूल रूप में ) 


स्थानीय रूप से वकालत कर रहे किसी वकील द्वारा भूमि स्वामित्व प्रमाणपत्र सहित 
भूमि सम्बंधी वैध दस्तावेजों की प्रतियां । 


भवन के अनुमोदित नक्शे की प्रति 


स्थायी निधि के लिए 5 लाख रुप्ये (पांच लाख रुपये मात्र) की सावधि जमा रसीद 
( मूल रूप में ) 


यदि संस्थान का प्रबंध किसी सोसायटी/ न्यास / बोर्ड के हाथों में हो तो पंजीकरण प्रमाण 
पत्र , संस्था की बहिर्नियमावली तथा उपनियमों में से प्रत्येक की एक -एक प्रति 


( vii ) 


गैर - न्यायिक स्टाम्प पेपर पर आश्वासन 


( viii) आवेदन पत्र में दी गई सामग्री और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों का सत्यापन करने 

वाला एक सशपथ पत्र । शपथ पत्र पहली श्रेणी के दण्डाधिकारी / एस. डी. एम ./ए. डी . एम . 

द्वारा सत्यापित कराया जाना आवश्यक है । 
टिप्पणी - 
(1) यदि आवेदन पत्र अधूरा पाया जाता है अर्थात उसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न 

नहीं किए जाते तो संस्थान को विनियमों में निर्धारित अन्तिम तारीख तक या उससे पूर्व 
आवेदन पत्र में पाई गई कमियों को दूर करने के लिए कहा जा सकता है । 
यदि किसी मामले में आवेदन पत्र की कमियां अन्तिम तारीख के बाद ही दूर हो पाती हैं 
तो संस्थान के अनुरोध पर उसके आवेदन पत्र को क्षेत्रीय समिति द्वारा अगले शैक्षणिक वर्ष 
अर्थात एक वर्ष बाद आयोजित किए जाने वाले पाठयक्रम के लिए विचार किए जाने के 
निमित्त ले जाया जा सकता है । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


- 


MPPS 


[ PART III -- SEC. 4 ] 
परिशिष्ट - 1 - सी 


भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र 


प्रेषक :- 


जारी करने वाला वकील / विधिक सलाहकार 


सेवा में :- 


क्षेत्रीय निदेशक 

समिति 
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 
जयपुर / भोपाल/ भुवनेश्वर/ बंगलौर 


विषय:- भूमि स्वामित्व प्रमाणपत्र 


महोदय, 


न्यास / सोसायटी / संस्थान के अनुरोध पर मैंने निम्न भूमि से सम्बन्धित विभिन्न 
भूमि दस्तावेजों/ अभिलेखों की व्यक्तिगत रूप से जांच कर ली है । 


(1 ) 
(2 ) 
( 3) 


पता 
स्थान 
क्षेत्रफल/ पैमाइश : 


दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच करने और अपने आपको आश्वस्त कर लेने के बाद मैं यह 
प्रमाणित करता हूं कि सम्पति , उपर्युक्त भूमि 
सोसायटी / न्यास / संस्थान के नाम/ स्वामित्व में है । 


इसके अतिरिक्त , यह स्पष्ट किया जाता है कि अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए प्रयोग में लाए 
जाने वाले भवनों का निर्माण करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । 


( वकील ) 
हस्ताक्षर 


नाम : 
स्थान : 
तारीख : 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


परिशिष्ट - 1- डी 


एम.सीतका संस्थापन 


___ प्रबधकवर्ग/ संस्थान के सक्षम/ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पहली श्रेणी के दण्डाधिकारी /एस. डी . 
एम./ ए. डी. एम. के सत्यापन के बाद गैर - न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किए जाने वाला आश्वासन 


_ (कालेज / संस्थान/ 
न्यास / सोसायटी आदि का नाम ) का / के ( न्यासी / अध्यक्ष/प्रिंसीपल/निर्देशक/ हैड / कुलसचिव / संवाददाता 
का नाम ) 

मैं / हम एतद्द्वारा यह 
वचन देता / देते है/हैं कि सत्र 

( शैक्षणिक वर्ष) से 
( संस्थान /पाठ्यक्रम / कार्यक्रम का नाम ) 

की मान्यता प्राप्त करने के सम्बन्ध में अपने हमारे 
आवेदन पत्र के संबंध में निम्न की पूर्ति की जाएगी । 


1. कि राअशिप के समय - समय पर यथानिर्धारित मानदंडों , मानकों और मार्गदर्शी सिद्धांतों के 
___ अनुसार आधारिक , अनुदेशात्मक तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी । 
2. कि पात्रता की शर्ते पूरी करने वाले छात्रों का दाखिला या तो अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंकों के 
___ आधार पर अथवा राज्य सरकार विश्वविद्यालय की नीति के अनुसार उसके द्वारा आयोजित प्रवेश 

परीक्षा के आधार पर किया जाएगा । 
3. कि राज्य सरकार की नीति के अनुसार अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़े 

वर्गो विकलांगों आदि के लिए सीटों का आरक्षण किया जाएगा । 
4. कि पाठ्यक्रम में दाखिला राअशिप की संबंधित क्षेत्रीय समिति द्वारा मान्यता प्रदान करने के बाद 
___ ही किया जाएगा । 
5. ( क ) कि मानदंडों और मानकों में निर्धारित अर्हताओं के अनुसार समुचित रूप से व्यापक 

विज्ञापन के माध्यम से और विधिवत रूप से गठित चयन समिति की सिफारशों पर 
मुक्त चयन के जरिए नियमित आधार पर पूर्णकालिक स्टाफ नियुक्त किया 

जाएगा । 
( ख ) कि अंशकालिक स्टाफ की नियुक्ति राज्य सरकार / संबंधक विश्वविद्यालय के 

मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार की जाएगी । 


6. कि शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्क संबंधित राज्य सरकार / संबंधक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित 

दरों पर वसूल किए जाएंगे । 
7. कि संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ ( अंशकालिक स्टाफ सहित ) को संबंधित राज्य 

सकार / संबंधक विश्वविद्यालय द्वारा समय- समय पर यथानिर्धारित वेतन का भुगतान किया 

जाएगा । 
8. कि प्रबंधकवर्ग अपने सभी कर्मचारियों के संबंध में भविष्य निधि , पेंशन , उपदान आदि से 

संबंधित सांविधिक दायित्वों की पूर्ति करेगा । 
9. कि प्रबंधकवर्ग संतोषजनक सुविधाएं उपलब्ध कराने और कार्यक्रम के समुचित कार्यान्वयन के 

लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराएगा । 


THE GAZETTE OF INDIA ; EXTRAORDINARY 

[ PART III - SEC . 4] 
10. कि प्रबंधकवर्ग (i) प्रबंधकवर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि और क्षेत्रीय समिति के एक अधिकारी द्वारा 

संयुक्त रूप से चलाए जाने वाली 5 लाख रु. (पांच लाख रुपये मात्र) की एक स्थायी निधि 

तथा (ii ) स्टाफ के 3 महीने के बराबर की एक आरक्षित निधि रखेगा । 
11 . कि संस्थान के खाते विधिवत रूप से रखे जाएंगे और उनकी लेखापरीक्षा अधिकारियों अथवा 

सनदी लेखाकार द्वारा प्रतिवर्ष लेखा परीक्षा कराई जाएगी और वे निरीक्षण के लिए उपलब्ध 

रहेंगे । 
12. कि प्रबंधकवर्ग राअशिप द्वारा समय - समय पर निर्धारित सभी शर्तों और मानदंडों का कड़ाई से 

पालन करेगा , पूरी निष्ठा के साथ कार्यक्रम आयोजित करेगा और जब कभी आवश्यक होगा 

राअशिप द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा । 
13. यदि किसी मामले में 

_ (सोसायटी/न्यास/ कालेज/ संस्थान आदि का 
नाम ) द्वारा मानदंडों और मानकों तथा राअशिप द्वारा समय - समय पर निर्दिष्ट/निर्धारित किसी 
अन्य शर्त की पूर्ति नहीं हो पाती है तो राअशिप अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी निकाय 
अथवा व्यक्ति को किसी अन्य मामले पर कोई विचार किए बिना अपनी मान्यता अथवा 
अनुमति रद्द करने के संबंध में सभी आवश्यक कार्रवाई करने की छूट होगी और ऐसी कार्रवाई 
के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले सभी दायित्व नितांत रूप से संस्थान प्रबंधकवर्ग द्वारा वहन किए 

जाएंगे । 
14. कि प्रबंधकवर्ग किसी वर्ष के दौरान अथवा किसी बैच के लिए न तो पाठयक्रम का समापन 

होने देगा और न इस तरह की अनुमति देगा और यदि वह ऐसा करने के लिए विवश है तो 
वह उस वर्ष/ बैच के पूरा होने के बाद पाठयक्रम के समापन के लिए राअशिप की सहमति 

प्राप्त करेगा । 
15. कि प्रबंधकवर्ग ने प्रस्तावित पाठयक्रम के लिए राअशिप द्वारा प्रदान की गई मान्यता में निर्धारित 
मानदंडों और शर्तो को देख लिया है , उनका अध्ययन कर लिया है और उन्हें समझ लिया है 

और वह ऐसा महसूस करता है कि वह इस संबंध में संतुष्ट है अथवा निरीक्षण के समय 
तक संतुष्ट हो सकता है और ऐसा न होने की स्थिति में वह प्रतिकूल निर्णय को स्वीकार 

करने को तत्पर होगा । 
16. राअशिप द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन के बल पर ( कालेज/ संस्थान ) केन्द्रीय अथवा राज्य 

सरकार से किसी प्रकार के वित्तीय अनुदान अथवा सहायता अथवा राअशिप से किसी प्रकार के 
सहयोग का स्वतः दावेदार नहीं हो जाएगा । 


( आश्वासन देने वाले प्राधिकृत नामित प्राधिकारी के 
हस्ताक्षर , पदनाम और कार्यालय की मुहर ) 


नाम ( स्पष्ट अक्षरों में ) 


स्थान : 
तारीख : 


साधी : 
1 . 


[ ATTIL - 


454 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NATIONAL COUNCIL FOR TEACHEREDUCATION 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 1st July, 2002 
No. F. 9- 14 /2002/NCTE . -- The NCTE undertook a review of the form for recognition of Teacher Education 
programmes for recognition /permission to start new course or training by recognised institutions and the list ofessential 
documents required to be submitted therewith . 

In exercise of tho powers conferred under clauses (c) and (g) of sub-section (2) of Section 32 read with sections 14 
and 15 of the NCTE Act, 1993 (No.73 of 1993), the National Council for Teacher Education hereby makes the following 
regulations to further amend the NCTE (application for recognition the manner for submission, determination of condition 
for recognition of institutions and permission to start new coursc or training) Regulations, 1995 notified vide Gazette of 
India notification No.8 dated 24th February , 1996 . 
Short Title and Commencement 
1. These Regulations may be called NCTE (application for recognition the manner for submission , determination of 
condition for recognition of institutions and permission to start new course or training) (Amendment) Regulations, 2002 . 
2. They shall come into force on the date or publication in the OfficialGazette . 
Extent of Amendment 

Wherever the word Appendix l appears in NCTE ( application for recognition the manner for submission , 
determination of condition for recognition of institutions and permission to start new course or training) Regulations, 1995 , 
the samc is substituted with the words Appendix IA , Appendix 1B , Appendix IC and Appendix ID . I 

The form of application for grant of recognition/permission for teacher cducation institutions/ coursos given in 
Appendix 1 to NCTE (application for recognition the manner for submission , determination of condition for recognition of 
institutions and permission to start new course or training ) Regulations, 1995 notified vidc Gazette of India notification No. 
8 dated 24th February, 1996 , will be substituted by the following: 

(1) The Form of application for grant of recognition /permission for Teacher Education institutions Programmes 

including application for additional intake shall be as per the format given in Appendix 1A . 
(ü ) List of essential documents to be attached to the application shall be as given in Appendix 1B . 
(iii) Land Title Certificate by a local practicing lawyer shall be submitted as per the format given at Appendix 1C . 
( iv ) Undertaking on a non -judicial stamp paper shall be submittcd as per the format at Appendix ID . 

S .K ,RAY,Member Secretary 
( ADVT II /IV /131/2002 /Exty.) 

Appendix- 1A 
NATIONAL COUNCIL FOR TEACHEREDUCATION 


1.1 


Form of Application for grant of Recognition of Teacher Education Institutions/Permission to start a new course or 

increase in intake (other than open and Distance learning System ) 
Generalparticulars /Information 

Name of the Institution 
1.2 Postal Address in full (including PIN code) 

Telephone No . /Fax/E mail 
Nearest Railway Station with distanco in Kms. 
Nearest town with distance in Km ., If located in rural area 

Nameof the programme 
1.7 No. of units /intake proposed ( indicate whether it is for a new programme or for an additional intake in a recognized 
programme) 


1.6 


VA 


- 


- 


- 


- 


1. 10 


Type of 


10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART III - SEC.4 ] 
1.8 Academic year (indicating the month ) from which the programmc is proposed 
1.9 Name of the affiliating/ cxamining body 

Type of Institution (Boys/Girls/ Co -ed.) 
1. 11 Whether the No Objection Certificate (NOC ) issued by the State Govt. for staring the proposed programme has 
been attached ? 
1.12 Details of Application Fec 

(a ) amount 
(b ) draft No. and date 

(c) Name of the Bank 
2 . Type of Management 
2 ,1 Please indicate if the institution is to be managed by a Society or Trust/Board . ( A copy cach of the Certificate of 
Registration , Memorandum of Association, Bye-laws etc . should be attached ) 

Infrastructural facilitics 
3.1 Please indicate if land is available in the name of the Institution , cither on ownership oron long -term lease basis. 
3.2 If the course is proposed to be started in a building alrcady constructed , following details/documents may be 
furnished 

(a ) approved building plan with the details of area floor/room wisc 
(b ) total plinth area 

(C) completion certificate from the local authority 
3.3 If a building is yet to be constructed , the following details /documents should be ſurnished 

(a ) site plan 
(b) approved building plan with details of arca floor/ room wisc 
(c ) date of commencement of construction 
(d ) likely date of completion of construction 
Pending construction of own building , details of building (s) identified for starting the coursc 
If more than one building has been identified, distance from one building to the other be given 
Usablc area of the building(s) in sq . ft. 
Are water, clectricity and toilet facilities available? 
Location of the building -whether residential or non - residential ? 
Following specific details of accommodation may be furnished 
Number of rooms 

Arca in sq . ft. 
Classrooms 
Activity room 
Principal room 
Faculty room 
Library 
Learning resource center 
Office room 

Store room 
3.10 Give details of space available for outdoor (play ground , etc.)./ indoor games 
3 . 11 Give full details of furniture available 

Curriculum transaction 
4.1 Details of full time tcaching staff/non -teaching staff, as per norms, iſ alrcady appointed / sclected /identiſicd (A 
separate statement giving name, date of birth , educational and professional qualifications with year of passing and date of 
joining to be enclosed ) 


[ YTT III - TV 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


4.2 Please indicate the steps that are being taken for recruiting teaching staff and non -teaching staff for the course 
(Give the procedure of recruitment and composition of selection committee ) 
4.3 Names of primary schools/ lower primary schools / elementary schools/secondary schools/ senior secondary 
schools identified for practice teaching/internship and their distance from the institution 
5 . Instructional facilities 
5.1 Details of laboratory facilities such as Science Laboratory/Psychology Laboratory /Education Technology and 
media laboratory along with available equipmentand software and hardware facilities may be given 

(a ) Science Laboratory 
(b ) Psychology Laboratory 
(c ) Education Technology and media laboratory 
Give details of laboratory equipment, computer hardware and software and other teaching aids 
For C .P.Ed./B.P.Ed ./M .P.Ed . Courses, following details may be furnished 
(a ) details of play fields/multipurpose hall /gymnasium for indoor sports 
(b ) details of various equipment for games and sports 
(c) facilities of health education and anatomy and physiology lab along with the details of equipment 
Give details ofbooks, magazines, journals, audio -visual aids, teaching aids and play materials 

Finance 
6.1 Indicate the sources of finance and funds available for running the institution/Programme 
6.2 Has the institution provided endowment and reserve funds ? Original Fixed Deposit Receipt for Rs. 5.00 lacs 
towards Endowment Fund to be enclosed, which will be converted for joint operation after grant of recognition 
7. Other information 

Details of other courses, if any, being run by the institution 
Nameof the coursc 

Intake Duration 

Affiliating/examining Body 
7.2 Details of other institutions, if any, being run by the Society/ Trust/Board 
Name of the institution 

Courses conducted 


Signature, name and designation of the 

Applicantwith Seal of the Institution 


Placc : 


Date : 


Appendix - 1B 


- 


List of Essential Documents 


Application for grant of recognition including permission for additional intake should be submitted in the attached 
format in triplicate to the concerned Regional Committee along with the following essential documents : 

(1) Prescribed Application fee (Non -refundable) in the form of a crossed Demand Draft drawn in favour of the 

concerned Regional Committee , NCTE , payable at the place of the Regional Committee concerncd . 
(ii) “ No Objection Certificate " from the State Govt./UT Administration ( in original). 
(i ) Copies of valid land documents along with a “ Land Title Certificate" by a local practising lawyer, 


[PART III - Sec. 41 


S 


Z 


- S 

= 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 
> - = - = = - * = = 

- - 
( iv ) Copy or Approved Building Plan . 


. 


(v ) 


Fixed deposit reccipt in original ſor Rs. 5, 00 lacs (Rupecs five lacs only ) towards endowment fund . 


( V ) 


A copy cach of the Certificate of Registration , Memorandum of Association and Bye -laws in case the 
institution is managed by a Society Trust Board . 


(vii) Underaking in non - judicial stamp paper. 
(vid ) A swom affidavit verifying the contents given in the application form and the documents attached therewith . 

The affidavitmust be attested through a First Class Magistrate/SDMADM . 
Notes : (1) If the application is found incomplete i.c. without all the essential documents , the institution may be asked 

to make good deficiencies in the application on or before the last date prescribed in the regulations . 
In the cvent when deficiencies in an application get removed only after the last date, at the request of the 
institution the application of institution may be carried forward by the Regional Committee for consideration 
for the subsequent academic year i.e. for the course that would be offered one year later. 

Appendix- 1C 


LAND TITLE CERTIFICATE 


From :- Isquing Advocate /Legal Counsel 


To : 


The Regional Director 


Committee 


NationalCouncil for Teacher Education 


Jaipur/Bhopal Bhubancswar /Bangalore 


Sub :- 


Land Title Certificate 


On the request of 

Trust/ Society /Institute , I have personally 
cxamined the various land Documents/Records pertaining to the following land . 

(1) Address : 


(2 ) 


Location : 


(3 ) 


Area Measurement : 


After careful examination of the documents and satisfying myself, I certify that the above mentioned land is 
presently in the Namc/Title of 

Society /Trust/ Institution . 


Further, it is clarificd that ihere are no restrictions for construction of Buildings to be used for Teacher Education 
Courses, 


(ADVOCATE ) 

Signature 


Name : 


Place : 


Date : 


[ TT III — 044] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Appendix - 1D 
Undertaking on non - judicial stamp paper to be submitted by a Competent/ Authorised Functionary representing the 

Management Institution after attestation by a Notary 


U . . 


. 


. . IIII 


I I 


. . 


. . BILIER 


. 


IIULI 


. 


I/we. 

....(Name of the Trustce /Chairman /Principal/ Director/Head /Registrar/ 
Correspondent) ofthe .... 

............. (name of the College/Institution /Trust VSociay, 
etc .) hereby undertake to comply with the following in connection with my/our application for grant of recognition of 

....... (name of the Institution /Course/Programme) from the 
.............. (academic year ). 


IIII . . . . . HIHI . 


session ... 


1. 


That 


That infrastructural, instructional and other facilities will be provided as per the NCTE norms, standards and 
guidelinos prescribed from timeto time. 


2. That admission of students, satisfying the eligibility conditions will bemade either on the basis ofmarks obtained 
in the qualifying examination or in the entrance examination conducted by the State Govt./University as per its policy. 


3. 


That there shall be reservation of seats for SC /ST/OBC /handicapped ctc. as per the policy of State Govt. 


That admission to the Course will be made only after recognition is granted by the concerned Regional Committee 
of the NCTE . 


3. 


(a ) 


That the full time staff will be appointed on regular basis as per the qualifications prescribed in the Norms 
and Standards through a reasonably wide advertisement and open selection on the basis of the 
recommendation of duly constituted Selection Committees . 


(b ) 


That the part time staff will be appointed as per the guidelines of the State Govt./ the afflliating University . 


That the tuition and other fees will be charged at rates prescribed by the concerned State Govt./affiliating University. 


7. Thatthe academic and other staff of the institution ( including part timo staff ) shall be paid such salary as may be 
prescribed by the concerned State Govt. /University from time to time. 


8. That the Management shall discharge thc statutory obligations relating to provident fund , pension , gratuity etc . 
in respectof all its cmployees . 


That the Management will make adequate funds available for providing satisfactory facilities and for proper 
programmeimplementation , 


10. Thatthe Management shallmaintain (1) an Endowment Fund of Rs. 5.00 lacs (Rupocs five lacs only ) to be operated 
jointly by the authorized representative of the Management and an officer of the concerned Regional Committoc and (ii) a 
reserve fund equivalent to three months salary of the staff . 


11. That the accounts of the institution will be properly maintained and audited annually by the audit authorities or a 
Chartered Accountant, and will be open for inspection . 


12. That the Management will strictly follow all conditions and normsprescribed by NCTE from timeto time, conduct 
the programme in all earnestness, and submit itself to inspection by the NCTE as required at any time. 
13. In the eventofnon - compliance by the ... 

......(name of the Society / trustce /College / Institution 
etc .) with regard to the normsand standards and any other condition laid down /prescribed by the NCTE from timeto time, 
the NCTE or a body or a person authorized by it will be free to take all necessary measures for effocting withdrawal of its 
recognition or permission , without consideration of any other issue , and that all liabilities arising out of such a withdrawal 
would solely be that of the Institution Management. 
14 . That theManagement will not cause or allow discontinuation of the Course in any year or for any batch , and that 
where compelled , it will seek the concurrence ofNCTE for discontinuation on the completion of the year/batch . 
15 . That the Management has seen , studied and understood the norms and conditions stipulated by the NCTE for 
grant of, recognition to the programme proposed and feels that they are satisfied , or can be satisfied by the time of 
inspection , failing which it would be willing to accept an unfavourablc decision . 


14 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART III - Sec . 4 ) 


16 . Tho ( College Institution ) by virtue of the approval given by theNCTE shall not automatically become claimant of 
any financial grant or assistance from the Central or State Govt., or support from the NCTE . 


(Signature of the authorized designated authority giving undertaking 
alongwith his/her official position and office Seal) 


NAME IN BLOCK LETTERS 


Place : 


Date : 


Witnesses : 


2 


Printed by the Managor , Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Publishod by the Controller of Publications, Dolhi- 110034 . 


